निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 6 जून 2013 


( संo पटना 446 ) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2013 
सं0 ई2 - 2- 73 / 2012- 3255 — प्रथम ( सीमित ) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0 - 01 / 2005) के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा 
के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7सी- 05 
12/ 2005 ( 170 ) लो0से0आ0 / गो0 दिनांक 17.12. 2012 के माध्यम से की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार 
निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 9300 - 34800 , पी0बी0 - 02, ग्रेड पे रु0 4800 में परीक्ष्यमान के रूप में 
पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए स्तंभ 08 ( आठ) में अंकित पदस्थापन कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है: 


____ फोटो 


क्रम | नाम / अनुक्रमांक | पिता का नाम / वर्तमान | जन्म तिथि | आरक्षण | मेघा । 
पता 

कोटि । क्रमांक | जिला 


पदस्थापन 
कार्यालय 
का नाम 


5 


सामान्य । 01 | नालन्दा 
( 01 ) 


बेतिया 
अनुमंडल 
( पश्चिमी 
चंपारण ) 


1 2 

34 
| 1 | श्री सुबोध कुमार | स्व0 विनय कृष्ण | 21 .05 . 1966 
सिन्हा / 100469 प्रसाद / सिन्हा भवन, 

रोड नं0 - 1, 
आर.एम. एस. कॉलोनी , 
कंकड़बाग , 

पटना - 800020 
| 2 | श्री मनोज कुमार स्व0 रामानन्द लाल | 07. 07 .1965 
| कर्ण / 100314 कर्ण / मिरचाईवाड़ी, 

इन्दिरा गांधी 
पुस्तकालय के निकट , 
जिला - कटिहार , 
पिन - 854105 


सामान्य | 02 | कटिहार | 
(01 ) 


शेरघाटी 
अनुमंडल 
( गया ) 


कमारक 


| नाम / अनुक्रमांक 


बिहार गजट ( असाधारण) , 6 जून 2013 
पिता का नाम / वर्तमान | जन्म तिथि | आरक्षण | मेघा । गृह 

कोटि क्रमांक | जिला 


फोटो 


पता 


पदस्थापन 
कार्यालय 
का नाम 


8 


2 

___ 3 
श्री अरूण | श्री रामदेव पंडित / 
कुमार/ 100506 | ग्राम - खुटिया, 

पो0 - मानसी, 
जिला - खगड़िया , 
पिन - 851214 


5 6 । 7 
23.11.1967 | अत्यन्त | 08 | खगड़िया 

पिछड़ा वर्ग 

( 04 ) 


बाढ़ 
अनुमंडल 


( पटना) 


2 . परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय कार्यों का निष्पादन अपने 
नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे । 

3. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी । 

4. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के पन्द्रह दिनों के अंदर 
नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को निश्चितरूप से सूचित करेंगे । 

5. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण - पत्र का सत्यापन के क्रम में 
किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजय नायक , 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह 

सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 446 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


